पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -16 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी, 2015 ई0 (माघ 18, 1936 शक सम्वत्) [ संख्या -06 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 
विषय 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


77-87 


1500 


39-41 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


... 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


77 - क 


78 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी, 2015 ई ० ( माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 801 / XX( 8) 2014-11 ( 37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, पुलबट्टा को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, 
पुलबट्टा, जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में गठित किये जाने तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर, के ग्राम / मोहल्ला, 
पुलिस थाना पुलबट्टा, जनपद ऊधमसिंह नगर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना किच्छा के 
अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


01 


02 


.03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 801 / XX{8)2014-11( 37)2006 TC (1) 
क्रम संख्या ग्राम / मोहल्ला का नाम 

इन्द्रानगर 
सिरौली कला 
पुलभट्टा 
पन्तपुरा 
दोपहरिया 
पटेरी 
अंजनिया 
सतुइया 
भगाँ 
शंकर फार्म 

बरा 
12 

बरी 
अजीतपुर 
फिरोजपुर 
शहदौरा 
सेमलपुरा 
घेराफार्म 
बनकुईया 
अलीनगर 
तीनपानी 
अम्बेडकर नगर 
गुरूनानकफार्म 
मजरा बहेड़ी 
मजरा अजीतपुर 


11 


तहसील 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 
किच्छा 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत्) 


79 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 802 / XX ( 8) 2014-11 ( 37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, ट्रांजिटकैंप को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, 
ट्रांजिटकैंप जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर, के ग्राम / मोहल्ला, 
पुलिस थाना ट्रांजिटकैंप, जनपद ऊधमसिंह नगर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना रूद्रपुर के 
अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 802 / XX( 8) 2014-11( 37) 2006 TC (1) 
क्रम संख्या 

ग्राम / मोहल्ला का नाम 


01 


शिमला बहादुर 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


तहसील 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 
रूद्रपुर 


फुलसुंगा 
फुलसुंगी 
नई वस्ती फुलसंगी 
गंगापुर 
गणेशपुर 
मोहल्ला - जगतपुरा 
मोहल्ला - आवासा विकास 
मोहल्ला - कल्याणी व्यू 
मोहल्ला रवीन्द्र नगर 
मोहल्ला नैनीताल रोड 
मोहल्ला ट्रांजिट कैम्प 
मोहल्ला नेताजी सुभाष नगर 
मोहल्ला मुखर्जी नगर 
मोहल्ला नारायण कालौनी 
मोहल्ला कृष्णा कालौनी 
मोहल्ला राजा कालौनी 
मोहल्ला शिवनगर 
मोहल्ला संजय नगर खेड़ा 
मोहल्ला सौरभ नगर 
मोहल्ला ठाकुर नगर 
मोहल्ला विवेक नगर 
मोहल्ला औद्योगिक अस्थान 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


80 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी , 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 803 / XX ( 8) 2014-11 (37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय , साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, केलाखेड़ा को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना , 
केलाखेड़ा जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, बाजपुर . जनपद ऊधमसिंह नगर, के ग्राम / मोहल्ला , 
पुलिस थाना केलाखेड़ा, जनपद ऊधमसिंह नगर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना बाजपुर के 
अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 803 / xx( 8) 2014-11( 37) 2006 TC (I) 


--- 


क्रम संख्या 
01 


-02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


ग्राम / मोहल्ला का नाम 
रम्पुराकाजी 
रामनगर 
सरकड़ी 
लंकुरा 
टांडाखेम 
केलाखेड़ा 
गनेशपुर 
बिचपुरी 
टांडाआजम 
मडियारतना 
गुमसारी 
सोकानगला 
बरवालस 
भव्वानगला 
बेनीरामपुर 
टांडामहमूद 
ठोठूपुरा 
फतेहपुर 
मलकन्ठपुर 
चन्दरपुरा 
हृदयपुर 
गंगापुर 
भजुवानगला 
शिवपुरी 
बांसखेड़ा 


13 


तहसील 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


81 


शक सम्वत् ) 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2015 ई० (माघ 18, 1936 


3 


2 


1 


26 


27 


28 


29 


30 


बांसखेड़ी 
बिजयरम्पुरा 
मढियाहटटू 
टांडा रतिभान 
बेरिया दोलत 
मोहाली जंगल 
थापक नगला 
मुहाली चैन 
|बिजयानगलिया 
बद्रीपुरा 


बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 
बाजपुर 


31 


32 


33 


34 


35 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 804 / XX ( 8 ) 2014-11 (37) 2006 TC (1) -श्री राज्यपाल महोदय , साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974 ) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, आई0 टी 0 आई0 को उच्चीकृत करते हुए पुलिस 
थाना, आई० टी ० आई ० जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना , काशीपुर, के ग्राम / मोहल्ला , पुलिस थाना 
आई0 टी 0 आई0. जनपद ऊधमसिंह नगर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना काशीपुर के अधिकारिता 
क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


01 


02 


03 


04 


परिशिष्ट -1 
- ( अधिसूचना संख्या 804 / XX(8 )2014-11( 37) 2006 TC (1) 
क्रम संख्या ग्राम / मोहल्ला का नाम 

कनकपुर 
खड़कपुर 
परमानन्दपुर 

जैतपुर 
05 

राजपुरारानी 
बरखेड़ी छोटी 
बरखेड़ी बड़ी 
हेमपुरइस्माईल 
दभौरा 
अजीतपुर 
मुकन्दपुर 
जसपुर खुर्द 
कचनाल गोसाई 
चैती फार्म 


06 


07 


तहसील 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


82 


[ भाग 1 


3 


1 


2 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


नस्तरनगर 
देवीपुरा 
धीमरखेड़ा 
बांसखेड़ा 
गिन्नीखेड़ा 
खाईखेड़ा 
अहरपुरा 
गिरधाई 
बांसखेड़ी 
बरखेड़ा पाण्डेय 
बघेलेवाला 
कटैया 
महुआखेड़ा गंज 


22 


23 


काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 
काशीपुर 


24 


25 


26 


27 


28 


रामपुर खुर्द 
गुलड़िया 


29 


30 


जंगन्नाथपुर 
शिवलालपुर 


31 


32 


पैंगा 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 805 / XX( 8) 2014-11 (37 ) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974 ) की धारा 2 की उपधारा (ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद बागेश्वर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, कौशानी को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, कौशानी 
जनपद बागेश्वर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, बैजनाथ , जनपद बागेश्वर एवं परिशिष्ट-2 में 
उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस थाना कौशानी, जनपद बागेश्वर के प्रादेशिक क्षेत्र में 
सम्मिलित होंगे तथा थाना बैजनाथ एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


. 


. 


01 


02 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 805 / xx( 8 ) 2014-11( 37) 2006 TC (I) 
क्रम संख्या | ग्राम / मोहल्ला का नाम 

कौसानी स्टेट 
तल्ला डोबा 
मल्ला डोबा 
तल्ला नाकुरी 
देवलखेत 
पुनियामाफी 


03. 


तहसील 
गरुड 
गरूड 
गरूड 
गरूड 
गरुड 
गरूड 


04 


05 


06 


83 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


1 


2 


3 


07 


08 


गरुड 
गरूड 
गरुड 


09 


10 


गरुड 


.11 


कौलांग 
भनापडियार 
रतमटिया 
लौबांज 
डुमलोट 
बोरगॉव 
सीमा 
धोरडा 
रतौड़ा 
भोजगण 


12 


13 


गरुड 
गरुड 
गरूड 
गरुड 
गरूड 
गरूड. 


14 


15 


16 


01 


तहसील 
गरुड 
गरूड 


02 


-03 


गरुड 


04 


परिशिष्ट -2 
( अधिसूचना संख्या 805 / XX( 8)2014-11(37) 2006 TC (I) 
क्रम संख्या ग्राम / मोहल्ला का नाम 

धैनासिलिंगवाडी 
लोहारी तल्ली 
लोहारी -मल्ली 
दुदिला भंगसौड़ा 
अमोली 
बाडीखेत 
कटारमल 

सेणू 
09 

नौघर स्टेट 

मथरों 
11 

बजवाड़ 
पाटली 


गरुड 
गरूड 


05 


06 


गरूड 
गरूड 


07 


08 


10 


गरूड 
गरूड 
गरूड 
गरुड 
गरुड 


12 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 806 / XX ( 8) 2014-11 ( 37 ) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद पिथौरागढ़ की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, गंगोलीहाट को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, 
गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, बेरीनाग एवं परिशिष्ट -2 में उल्लिखित राजस्व 
पुलिस क्षेत्र के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस थाना गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे 
तथा थाना बेरीनाग एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


84. 


उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


..... 


02 


03 


04 


05 


08 


09 


10 


12 


13 


14 


परिशिष्ट-1 
( अधिसूचना संख्या 806 / XX( 8 ) 2014-11( 37) 2006 TC (1) 
क्रम संख्या 

ग्राम / मोहल्ला का नाम 
01 

हाट ( गंगोलीहाटा 
कँउप्रेती (कुंजनपुर ) 
रणकोट 
रावलगांव 

पुनौली 
06 

नाढुंगा 
07 

चौडियार 
मडकनाली 
हनेरा 

चूडियागैर 
11 

| खेतीगाड़ा 
वालाकूचा 
कोठेरा 
भण्डारीगांव 
खेतीगांव 

जरमालगांव 
17 

भूलीगांव 
बोकटा 
काण्डा 

डम्डे 
21 

चौडधुरौली 
दूनी 
नाली 
टिम्टा 
दुर्गोला- विरतोला 

कफलाड़ी 
27 

दशाईथल 
उपराडा 
फुटसिल 
नाग 
उपनामाफी 
नौतस 
गुप्तडी 


15 


16 


तहसील 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 


18 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


: 26 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


.01 


रिशिष्ट -2 
( अधिसूचना संख्या 806 / xx( 8 ) 2014-11( 37) 2006 TC (I ) 

नाकोट 
नैनोली 
खिरमाण्डे 
ग्वासीकोट 
जमड़खेत 


02 


03 


बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनांग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 


04 


05 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2015 ई० (माघ 18, 1936 


85 


शक सम्वत् ) 


1 


2 


3 


06 


07 


08 


09 


खड़की । 
भैसात 
मातोली 
बज्यूडा 
नौखूमा 
रीठायत 
ज्वाल 
सुन्यूणा 


10 


11 


12 


13 


14 


टुन्टा चौडा 


15 


16 


17 


दुर्गे कन्यूरी 
वरियूडा 
कण्डारा 
ल्वेसर 
डोबाल खेत 


18 


19 


20 


देन तुंग 


21 
22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
| बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
| बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


: 


इटाना 
खेतीगांव 
जाखनी 
पिल्खी 
भुनार 
पंतखेत 
घट्यूडा 
राकड़ 
कपतड 
गणतीर 
कमद 
सुरखाल 
जलौली 
मल्ली बसें 
हिटरौ 
किमता 
तल्ली बसें 
बालातडी 
मणकोट 
जजुट 
पिपलेत 
बैलूरी 
तुनारबगड 
झड़कोठेरा 
टकौली 
आमटाना 
सालीखेत 
सिमलकोट 
जाखमी 
भामा 
रैंगल 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


86 


उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी, 2015 ई० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


52 


53 


54 


55 


बैसाली 
दयोराला 
भगडाखेत 
मटेला 
डोडरी 
गानुरा 
कुन्तोला 


56 


57 


58 


59 


धराडी कुंड 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
| बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग 
बेरीनाग. 


76 


77 


78 


कुन्तोला सलाड 
क्वीनाड़ 
जागरी 
रोलियागांव 
गोलाई 
निसीगांव 
तैनखोला 
कनारा 
नाली 
चहज 
डयूरहाडाकोट 
पीपली निगल्टी . 
रौतेडा 
रस्यूना 
अस्कोडा 
खरकोली 
भाटगांव 
बधर 
लाली 
खतेडा 
गोपिल 
सुतारगांव 
कमेडी 
सिरोली 
चिटगल 
खरिक 
सुनोली 
अग्रोन 
जीबल 
कैलकटिया 
पाली 
पोखरी 
औलीगॉव 
कोटिगॉव 
गानुरा 
मल्ला गरखा 
सारतोला 
दौला 
पाताल भुवनेश्वर 
ल्वेषट्टासौण 


79 


80 


81 


82 


83 
84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


96 


97 


98 


99 


87 


-... 


भाग 1]] उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 807 / XX( 8)2014-11( 37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, सन् 
1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्तं समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए जनपद हरिद्वार की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, सिडकुल को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, सिड़कुल जनपद 
हरिद्वार के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, रानीपुर जनपद हरिद्वार के ग्राम / मोहल्ला , पुलिस थाना 
सिड़कुल , जनपद हरिद्वार के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना खटीमा के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये 
जायेंगे । 

परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 807 / xX( 8) 2014-11( 37)2006 TC (1) 
क्रम संख्या ग्राम / मोहल्ला का नाम 

तहसील 
रावली महदूद, जिसमें सम्पूर्ण सिडकुल एवं रावली हरिद्वार 
महदूद एवं ब्रहमपुरी सम्मिलित है । 
रोशनाबाद जिसमें सम्पूर्ण जिला मुख्यालय हरिद्वार 
सम्मिलित है । 
आन्नेकी हेतमपुर 

हरिद्वार 
औरंगाबाद 

हरिद्वार 
05 खाली टीहरा 

हरिद्वार 
टाण्डा बंजारा, टीरा टॉगियों 

हरिद्वार 
07 : रिठौंराग्रांट 

हरिद्वार 
डालूवाला कला, मजवता 

हरिद्वारा 
डालूवाला खुर्द 

हरिद्वार 
हजाराग्रांट 

हरिद्वार 


01 


02 


03 


04 


06 


08. 


09 


10 


आज्ञा से , 
एम ० एच ० खान, 
प्रमुख सचिव । 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 06 हिन्दी गजट / 91 - भाग 1-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी, 2015 ई0 (माघ 18, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

27 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1454 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूए06-6799 / 2014 - वाहन संख्या यूए06-6799 मॉडल 1997 चेसिस 
संख्या 357011STQ829248 इंजन नं 0 497SP21HTQ785761 इस कार्यालय में श्री नारायण पुत्र श्री सपन ,निवासी 
ट्रांजिट कैम्प, वार्ड नं 0 2, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22-12-2014 
को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण 
मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । सहायक सम्भागीय 
निरीक्षक (प्राविधिक ) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है । 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर जमा है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06-6799 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357011STQ829248 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

27 दिसम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1455 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / यूए06एफ -6925 / 2014 - वाहन संख्या यूए 06 एफ -6925 मॉडल 2006 
चेसिस संख्या 63E60062 तथा इंजन नं 0 R6E0249896 कार्यालय में श्री तुलसी प्रसाद पुत्र श्री जयश्री साहू, निवासी 
म 0 नं 0 31, सिरौली खुर्द, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 21-11-2014 


39 - ख 


40 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी, 2015 ई ० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन 
रोड़ में संचालन योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार 
वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06 एफ -6925 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 63E60062 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

27 दिसम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1456 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी25--5488 / 2014 - वाहन संख्या यूपी25 -5488 मॉडल 1990 चेसिस 
संख्या 344077340263 इंजन संख्या 692001350826 इस कार्यालय में श्री मौहम्मद अनीस पुत्र श्री सकील अहमद , 
निवासी म 0 नं 0 143, सिरौलीकला, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18-12-2014 
को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण 
मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । वाहन का मूल 
चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है , की अंकित है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर जमा 
है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु- उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी25-5488 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344077340263 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


27 दिसम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1457 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी25-9975 / 2014 - वाहन संख्या यूपी25-9975 मॉडल 1990 चेसिस 
संख्या 18EC91260878 तथा इंजन नं 0 31091253744 कार्यालय में श्री मौहम्मद इमरान पुत्र श्री आलमगीर, निवासी 
भदईपुरा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 24-12-2014 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नम्बर प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन 
योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेंस से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी25-9975 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 18EC91260878 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी , 2015 ई० (माघ 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


41 


कार्यालय आदेश 


27 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1458 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूआरएन -9714 / 2014 - वाहन संख्या यूआरएन -9714 मॉडल 1990 
चेसिस संख्या 344073204418 इंजन संख्या 692001211867 इस कार्यालय में श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री बदलू राम, 
निवासी कुवरपुर सिसईया, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22-12-2014 
को आवेदन कर अवगत कराया है कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण 
मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । वाहन का मूल 
चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर जमा 
है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूआरएन -9714 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073204418 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


21 नवम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1333 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06एम -5700 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 एम -5700 मॉडल 2009 
चेसिस संख्या MALAA51HR9M443737F तथा इंजन नं 0 G4HG9MB19001 कार्यालय में श्री अजय कुमार पुत्र 
श्री जीवन दास, निवासी वार्ड नं 0 3, मेन रोड, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 13--11-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा-55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 एम -5700 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALAA51HR9M443737F तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, (प्रशासन ). 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 06 हिन्दी गजट / 91 - भाग 1 - क -2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


